AURA 
FO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 पौष , 1943 ( श ० ) 


संख्या 


9 राँची , गुरूवार , 


20 जनवरी , 2022 ( ई ० ) 


, 


परिवहन आयुक्त कार्यालय 


आम सूचना 


19 जनवरी , 2022 


संख्या -03 / परि.वि . ( RTA ) -30 / 2021-60-- एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय दक्षिणी 
छोटानागपुर , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , राँची के अधिसूचना संख्या -689 , दिनांक -10.08.2015 ( गजट 
संख्या -619 , दिनांक -21.08.2015 ) के द्वारा कुल 360 प्रादेशिक परिवहन मार्गों ( RTA Route ) को 


अधिसूचित किया गया था । 


आयुक्त - सह - अध्यक्ष , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची का 


- 


कार्यालय पत्रांक -85 , दिनांक -12.03.2021 के द्वारा की गई अनुशंसा एवं उप परिवहन आयुक्त - सह 


सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , सिंहभूम ( कोल्हान ) प्रमण्डल , चाईबासा से प्राप्त प्रतिवेदन के 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 20 जनवरी , 2022 
आलोक में निम्नांकित कुल 03 अधिसूचित मार्गों को निम्नरूपेण संशोधन किया जाना है , जिसके 
निमित्त आम जनों एवं वाहन स्वामियों के मंतव्य व सुझाव के लिए मार्ग की विस्तृत विवरणी सहित 


सूची प्रकाशित की जा रही है : 


क्र ० सं ० 


मार्ग 
क्रमांक 


पूर्व में अधिसूचित मार्ग 


संशोधित मार्ग 


टाटा मानगो बस स्टैण्ड से हटिया 

भाया - मेरिन ड्राईव , डोबो , 
कान्दरबेड़ा , चाण्डिल , चौका , 


1 . 


हटिया से टाटा रेलवे स्टेशन भाया 
नामकुम , खिजरी , खूटी , तमाड़ , 

चैका , कांडरा 


277 


) 


तामाड़ , बुण्डु 

, 


- 


2 . 


282 


टाटा रेलवे स्टेशन से राँची भाया 
आदित्यपुर , गम्हरिया , कांडरा , चैका , 

तमाड़ , बुन्डू 


तामाड़ , 


टाटा मानगो बस स्टैण्ड से राँची 

भाया - मेरिन ड्राईव , डोबो , 
कान्दरबेड़ा , चाण्डिल , चौका , 

बुण्डु 
मुसाबनी से राँची 
भाया - सुरदा क्रोसिंग , मौवभण्डार , 
गालुडीह , डिमना चौक , मानगो 
बस स्टैण्ड , मेरिन ड्राईव , डोबो , 
कान्दरबेड़ा , चाण्डिल , चौका , 


3 . 


285 


मुसाबनी से राँची 
भाया - राखा , जादूगोड़ा , नरवा , 
सुन्दरनगर , हाता , टाटा स्टेशन , 
आदित्यपुर , गम्हरिया , कांडरा , 
चांडिल , रंगामाटी , तमाड़ , बुन्डू 


तमाड़ , बुण्डु 


आम जनों एवं वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के संदर्भ में यदि किसी 
प्रकार की आपत्ति अथवा सुझाव हो तो अपना मंतव्य / सुझाव से संबंधित अभ्यावेदन एफ ० एफ ० पी ० 
भवन , धुर्वा स्थित परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची अथवा परिवहन विभाग के ई - मेल 
transport.jhr@gmail.com पर दिनांक -31.01.2022 तक उपलब्ध कराने की कृपा करें । 


> 


1 


सचिव - सह - परिवहन आयुक्त , झारखण्ड के आदेश से । 


रविशंकर विद्यार्थी , 


संयुक्त परिवहन आयुक्त 


झारखण्ड , राँची । 


| 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 9 -- 50 


